निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 चैत्र 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 533 ) पटना, मंगलवार , 9 अप्रील 2019 


सं0 14 / विविध - 36 / 2018 - 585 ( 14 ) 

स्वास्थ्य विभाग 


संकल्प 

20 मार्च 2019 
बिषय: बिहार विधान मंडल के मा० सदस्य / पूर्व सदस्य को अखिल भारतीय सेवा के 

पदाधिकारियों के समरूप वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जाँच की सुविधा एवं इसकी प्रतिपूर्ति 

की स्वीकृति । 
अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों ( उम्र 40 वर्ष से उपर ) को वर्ष में एक बार वार्षिक स्वास्थ्य जाँच की 
सुविधा उपलब्ध है । सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक - 4478 दिनांक 18.03. 2013 में निहित निर्देश के अनुसार पैकेज 
दर निम्न प्रकार है: 


(i) पुरूषों के लिये - रू0 2000 / 
(ii) महिलाओं के लिये - रू0 2200 / 

2. संसदीय कार्य विभाग द्वारा प्रस्ताव गठित किया गया है कि “बिहार विधान मंडल के सदस्य / पूर्व सदस्य 
अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के समरूप वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जाँच की सुविधा एवं उसके प्रतिपूर्ति के 
हकदार होंगे ।" 

3. उपर्युक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया है: 
(i) बिहार विधान मंडल के सदस्य / पूर्व सदस्य को अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के समरूप 

वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जाँच की सुविधा एवं इसकी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी जाये । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 अप्रील 2019 


( ii ) वार्षिक स्वास्थ्य जाँच हेतु निर्धारित दर वही होगी जो अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों हेतु 

निर्धारित है / होगी । 
( iii ) वार्षिक स्वास्थ्य जाँच हेतु निर्धारित पैकेज दर की प्रतिपूर्ति बिहार विधान मंडल के सदस्य एवं पूर्व 

सदस्य द्वारा प्रस्तुत अभिश्रव के आधार पर यथास्थिति बिहार विधान सभा /बिहार विधान परिषद् 
द्वारा की जायेगी । 


आदेश से, 

संजय कुमार, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 533-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


